निबंधन संख्या पी0 टी0-40 


yo 


सत्यमेव जयते 


र 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 आश्विन 1942 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 780 ) पटना मंगलवार 6 अक्तूबर 2020 


सं ० 03 / Smart City -02-07 / 2020-1604 / न 0 वि 0 एवं आ ० वि ०, 

नगर विकास एवं आवास विभाग 


संकल्प 

9 सितम्बर 2020 
विषय: केन्द्र प्रायोजित पटना स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत पूर्व से चयनित विभिन्न योजनाओं को 

Drop / Descope करने एवं इसकी बचत की कुल राशि ₹ 108.00 करोड़ ( एक अरब आठ 
करोड़ रू 0 मात्र ) से पूर्व में स्वीकृत / संचालित योजनाओं के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन की 
वर्द्धित कुल राशि ₹ 05.07 करोड़ (पाँच करोड़ सात लाख रू 0 मात्र) के व्यय की एवं 
बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत पूर्व से चयनित एक योजना को Drop करने एवं 
इसकी बचत की कुल राशि ₹ 20.00 करोड़ ( बीस करोड़ रू 0 मात्र) से पूर्व में 
स्वीकृत / संचालित एक योजना के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन की वर्द्धित कुल राशि ₹ 19.34 

करोड़ ( उनीस करोड़ चौंतीस लाख रू 0 मात्र ) के व्यय की स्वीकृति । 
शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं०- K - 15016 / 157/ 2015 -SC - I दिनांक 28/06/2017 


द्वारा स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत पटना शहर एवं पत्र सं०- K - 15016 / 157 / 2015 - SC - I दिनांक -19 / 01 / 2018 द्वारा 
स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत बिहारशरीफ शहर का चयन किया गया है । इसका उद्देश्य पटना एवं बिहारशरीफ का आर्थिक 
विकास करना और बेहतर स्थानीय क्षेत्र विकास और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर के विशेष तौर से प्रौद्योगिकी जो स्मार्ट 
परिणामों का मांग प्रशस्त करती है, से चयनित शहर के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है । 

विभागीय संकल्प ज्ञापांक सं0-2261 दिनांक 05.10.2017 द्वारा पटना शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित 


करने हेतु एक SPV ( Special Purpose Vehicle ) कम्पनी “ पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनी के MoA एवं 


AoA सहित गठन के प्रस्ताव पर स्वीकृति एवं योजना पर अनुमानित व्यय 2776.16 करोड़ रू0 ( दो हजार सात सौ 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) 6 अक्तूबर 2020 
छिहत्तर करोड़ सोलह लाख रू 0 मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है । साथ ही विभागीय संकल्प ज्ञापांक 
सं0-1067 दिनांक -27.04.2018 द्वारा बिहारशरीफ शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु एक SPV 
( Special Purpose Vehicle ) कम्पनी “ बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनी " के MoA एवं AOA सहित गठन 
के प्रस्ताव पर स्वीकृति एवं योजना पर अनुमानित व्यय 1517.00 करोड़ रू0 (एक हजार पाँच सौ सत्रह करोड़ रू0 मात्र) 
की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है । 

2. यह योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार की सामान भागीदारी से कार्यान्वित है अर्थात योजना के 
कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार के द्वारा 50 प्रतिशत एवं राज्य सरकार के द्वारा 50 प्रतिशत राशि उपलब्ध करायी 
जायेगी । पूर्व में स्वीकृत विभिन्न योजनाओं के Drop / Descope करने से बचत होने वाली राशि से ही पुनरीक्षित / नई 
योजनाओं का कार्यान्वयन किया जायेगा । 

3. पटना स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 5 योजनाओं के Drop / Descope किये जाने से कुल रू0 108.00 
करोड़ ( एक अरब आठ करोड रू 0 मात्र) की बचत हो रही है । इस बचत की राशि से पूर्व में स्वीकृत 2 योजनाओं के 
पुनरीक्षित प्राक्कलन की वर्द्धित राशि ₹ 05.07 करोड़ (पाँच करोड़ सात लाख रू 0 मात्र) का व्यय किया जायेगा । 

( अनुलग्नक -1) 
बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत एक योजना के Drop किये जाने से कुल रू 0 20.00 करोड़ (बीस 
करोड़ रू0 मात्र) की बचत हो रही है । इससे एक योजना की पुनरीक्षित प्राक्कलन की वर्द्धित राशि रू 0 19.34 करोड़ 
( उन्नीस करोड़ चौंतीस लाख रू 0 मात्र) व्यय किया जायेगा । 

( अनुलग्नक-II ) 
4. पटना शहर स्तर पर मिशन का कार्यान्वयन इस प्रयोजन के लिए सृजित SPV कम्पनी पटना स्मार्ट सिटी 
लिमिटेड कम्पनी के माध्यम से किया जायेगा । यह कम्पनी स्मार्ट सिटी विकास परियोजनाओं की योजना, मूल्यांकन, 
अनुमोदन, निधियां के जारी, कार्यान्वयन, प्रबंध, संचालन निगरानी तथा आकलन करेगा । इस SPV के अध्यक्ष प्रमंडलीय 
आयुक्त, पटना प्रमंडल होंगे एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ( CEO ) की नियुक्ति बोर्ड द्वारा नगर विकास एवं आवास 
विभाग, बिहार सरकार के अनुमोदन से किया जायेगा । पूर्ण कालीन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (CEO ) की 
नियुक्ति / पदस्थापन होने तक नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के प्रभार में होंगे तथा 
इसके बोर्ड में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के प्रतिनिधि नामित होंगे । पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनी की 


कार्यान्वयन MoA एवं AOA में अंकित प्रावधानों के अधीन किया जायेगा । 


बिहारशरीफ शहर स्तर पर मिशन का कार्यान्वयन इस प्रयोजन के लिए सृजित SPV कम्पनी बिहारशरीफ 
स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनी के माध्यम से किया जायेगा । यह कम्पनी स्मार्ट सिटी विकास परियोजनाओं की योजना, 
मूल्यांकन, अनुमोदन, निधियां के जारी, कार्यान्वयन, प्रबंध, संचालन निगरानी तथा आकलन करेगा । इस SPV के अध्यक्ष 
प्रमंडलीय आयुक्त , पटना प्रमंडल होंगे एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (CEO ) की नियुक्ति बोर्ड द्वारा नगर विकास 
एवं आवास विभाग , बिहार सरकार के अनुमोदन से किया जायेगा । पूर्ण कालीन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ( CEO ) 
की नियुक्ति / पदस्थापन होने तक नगर आयुक्त, बिहारशरीफ नगर निगम, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के प्रभार में 
होंगे तथा इसके बोर्ड में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के प्रतिनिधि नामित होंगे । बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड 


कम्पनी की कार्यान्वयन MoA एवं AOA में अंकित प्रावधानों के अधीन किया जायेगा । 


3 


बिहार गजट ( असाधारण ), 6 अक्तूबर 2020 
5. उक्त प्रस्ताव पर दिनांक 08.09.2020 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक के मद संख्या -30 के रूप में 
स्वीकृत प्राप्त है । 

6. अतः उक्त प्रस्तावानुसार केन्द्र प्रायोजित पटना स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत पूर्व से चयनित विभिन्न योजनाओं 
को Drop / Descope करने एवं इसकी बचत की कुल राशि ₹ 108.00 करोड़ (एक अरब आठ करोड़ रू0 मात्र) से पूर्व 
में स्वीकृत / संचालित योजनाओं के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन की वर्द्धित कुल राशि ₹ 05.07 करोड़ (पाँच करोड़ सात 
लाख रू0 मात्र) के व्यय की एवं बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत पूर्व से चयनित एक योजना को Drop करने 
एवं इसकी बचत की कुल राशि ₹ 20.00 करोड़ (बीस करोड़ रू 0 मात्र ) से पूर्व में स्वीकृत / संचालित एक योजना के 
लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन की वर्द्धित कुल राशि ₹ 19.34 करोड़ ( उनीस करोड़ चौंतीस लाख रू0 मात्र) के व्यय की 
स्वीकृति पर सरकार की सहमति संसूचित किया जाता है । 
आदेश :: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय 

एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्षों / प्रमण्डलीय आयुक्त - सह - अध्यक्ष, स्मार्ट 
सिटी लि 0, पटना एवं बिहारशरीफ / जिला पदाधिकारी, पटना एवं नालन्दा / CEO , Smart City 
Ltd./ नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना एवं बिहारशरीफ / महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ 
भेजी जाय । 

आदेश से . 
संजय दयाल, 

सरकार के विशेष सचिव । 

( अनुलग्नक -1) 
पटना स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत Drop / Descope किये गये, नई प्रस्तावित योजनाओं एवं पुनरीक्षित 
प्राक्क्लन वाली योजनाओं की विवरणी: 
A. Drop/ Descope की गई योजनाएँ 

( राशि करोड़ रू 0 में ) 
क्र.सं. योजना का नाम 

स्वीकृत राशि 

बचत राशि 
स्मार्ट सोलुशन फॉर वाटर सप्लाई 
रिसाईकिल्ड वाटर सप्लाई 
रूफ टॉप फार्मिंग 

ई - रिक्शा 
सोलर रूफ टॉप परियोजना 

कुल 


1 
2 


10.44 
34.00 


10.44 
34.00 


3 


22.50 


22.50 


4 


8.00 


8.00 


5 


39.97 


33.06 


108.00 


B. पूर्व में स्वीकृत / संचालित योजनाओं की पुनरीक्षित प्राक्कलन की वर्द्धित राशि की विवरणी 


योजना का नाम 


क्र . 
सं . 


SCM में 
स्वीकृत 
राशि 


( राशि करोड़ रू 0 में ) 
वास्तविक | वर्द्धित / पुनरीक्षित वर्द्धित राशि 
प्राक्कलित प्रशासनिक प्रतिशत ( % ) 
राशि स्वीकृति 

में 
की राशि 

(4-3 ) 
4 

6 


1 


3 


5 


1 


2 
अदालतगंज तालाब का निर्माण 
गाँधी मैदान में मेगा स्क्रीन 


6.75 


9.84 


3.09 


45.78 


2 


5.00 


6.98 


1.98 


39.60 


कुल 


5.07 


4 


बिहार गजट ( असाधारण ) 6 अक्तूबर 2020 


( अनुलग्नक- II) 
बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत Drop किये गये एवं पुनरीक्षित प्राक्क्लन वाली योजनाओं 
की विवरणी : 


A. Drop की गई योजना 

( राशि करोड़ रू0 में ) 
क्र . योजना का नाम 

स्वीकृत राशि 

बचत राशि 
सं . 
1 Expansion for cargo complex at railway station 20.00 

20.00 
including cold storage , warehouses , weighing 
bridges and parking . 

कुल 20.00 
B. पूर्व में स्वीकृत / संचालित योजना की पुनरीक्षित प्राक्कलन की वर्द्धित राशि की विवरणी 

( राशि करोड़ रू 0 में ) 
क्र . योजना का नाम 

SCM पुनरीक्षित वर्द्धित / पुनरीक्षित वर्द्धित 
सं . 

में प्राक्कलित प्रशासनिक राशि 
स्वीकृत राशि 

स्वीकृति प्रतिशत 
राशि 

की राशि 

(4-3) 
1 2 3 

5 

6 
1 ICCC (MASTER SYSTEM INTEGRATOR FOR 83.60 102.94 

19.34 

23.13 
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED 
COMMAND & CONTROL CENTER AND E - 
GOVERNANCE BASED SMART CITY 
SOLUTION )) 

कुल 

19.34 


( % ) में 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 
बिहार गजट ( असाधारण ) 780-571 + 200 - डी0 टी0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


